निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 811 ) पटना , सोमवार , 15 जुलाई 2019 


सं० 5 / आ02 - 1029 / 2018 - 996 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

28 जून 2019 
सरकार के निश्चय हर घर नल का जल के तहत पूर्व से निमित ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से 
आच्छादित वार्डों के सभी घरों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन नहीं समर्पित करने 
के संबंध में विभागीय पत्रांक - 6 / वि0 - 1 - 10115/ 2015 - 2084 , दिनांक 31 .08. 2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य प्रमंडल , समस्तीपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

2. उप निदेशक ( मू० ), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार , पटना के गैर सरकारी प्रेषण सं0 - 403 , 
दिनांक 05 . 10. 2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से हर घर नल का 
जल का प्रावधान करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राक्कलन प्राप्त होना था । इस संदर्भ में दिनांक 27 .08 . 2018 
को विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कार्यपालक अभियंता , 
समस्तीपुर के द्वारा वांछित संख्या से काफी कम डी . पी . आर. मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है । इस संबंध में 
उपर्युक्त वर्णित विभागीय पत्र द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने के बावजूद अब तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया 
गया है । 

3. विभागीय पत्रांक - 1286 , दिनांक 06 . 11.2018, पत्रांक - 1331, दिनांक 23.11.2018 एवं पत्रांक - 302 , 
दिनांक 08 .02 .2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 
स्मारित किया गया , लेकिन कार्यपालक अभियंता का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा, जिससे यह माना गया कि 
कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , समस्तीपुर को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है । 

4. उपर्युक्त की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समस्तीपुर से 
अभी तक 09 प्राक्कलन अप्राप्त हैं तथा जो प्राप्त हुए हैं वो इधर हाल ही में एक सप्ताह पूर्व प्राप्त है । इस 
प्रकार कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से धीमी 


को अपने बचाव के क्रम में पाया गया 


_ बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जुलाई 2019 


प्रगति के लिए ताकिद किये जाने के बाद भी प्रगति उत्साहवर्धक नहीं है। यहाँ तक कि समस्तीपुर में 45 
( पैतालिस ) PWS DPR के अतिरिक्त मोईउद्दीननगर MVS का संशोधित डी . पी. आर. एक साल से उपर समय 
व्यतीत होने पर भी समर्पित नहीं किया जा सका है। इसकी शिथिलता के चलते विभाग वर्तमान में मोईउद्दीननगर 
MVS परिवर्तित कर वार्डवार योजना के कार्यान्वयन पर विचार करने को बाध्य हो रहा है। कार्यपालक अभियंता , 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , समस्तीपुर यह कृत्य उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निदेश 
के उल्लंघन का द्योतक है तथा उनके इस कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के तहत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री धीरज कुमार सिंह , कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , समस्तीपुर के 
विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम - 14 ( v ) के तहत 
निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है : 

• एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
6 . उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार गुप्ता , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 811-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


